निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 59 ) पटना , सोमवार , 23 जनवरी 2017 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 जनवरी 2017 
एस०ओ० 03, दिनांक 23 जनवरी 2017 - औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा - 2 
की कंडिका ( क ) एवं ( ग ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के अंतर्गत स्थापित 
औद्योगिक स्थापनाओं में अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिए जाने निमित्त निम्नलिखित तालिका की कंडिका - 03 एवं 
04 में वर्णित पदाधिकारियों को क्रमशः प्रमाणीकरण पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार नियुक्त करते है । 

(2 ) यह संपूर्ण बिहार में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 
| क्र०सं० प्रमण्डल का नाम 

प्रमाणीकरण पदाधिकारी 

अपीलीय प्राधिकार 
2 

3 
1 | पटना | उप श्रमायुक्त, पटना 

श्रमायुक्त बिहार , पटना 
मगध उप श्रमायुक्त , गया 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
मुंगेर उप श्रमायुक्त, बेगूसराय 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
भागलपुर उप श्रमायुक्त, भागलपुर 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
कोशी उप श्रमायुक्त, दरभंगा 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
6 | पूर्णियाँ उप श्रमायुक्त, भागलपुर 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
7 | दरभंगा उप श्रमायुक्त , दरभंगा 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
तिरहुत उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 
सारण उप श्रमायुक्त , मुजफ्फरपुर 

श्रमायुक्त बिहार, पटना 


( सं0 01 / बी०एल० - 1230 / 2016श्र0सं0 - 88 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार नं० - 1 , 
अवर सचिव , ( श्रम पक्ष ) । 


asr JGTC ( 37HTETTU ) , 23 Jaar 2017 

11 UHORT 2017 
SHOZTTO 04, SHOZTTO 03, garrich 23 of 2017 CAT 3110 # Arctica 375g PET - plus 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत के संविधान के अनुच्छेद- 348 के खण्ड ( 3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

( TO 01 / orto 1230 / 20160710 – 89 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

375 UT T 10 - 1, 

अवर सचिव, ( श्रम पक्ष ) । 
The 11th January 2017 
S.O . 03, dated the 23rd January 2017 — In exercise of the Powers Conferred by Sub 
Section (a ) and (c) of Section -2 of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 the 
Governor of Bihar is pleased to appoint Certifying Officer and Appellate Authority as 
mentioned in coloumn - 3 and 4 respectively . 
Sr. Name of Certifying Officer 

Appellate Authority 
No . Division 


2 


1 


Labour Commissioner , Bihar 


Labour Commissioner, Bihar 


Labour Commissioner, Bihar 


4 


Labour Commissioner, Bihar 


Labour Commissioner, Bihar 


Patna Deputy Labour Commissioner, 

Patna 
Magadh Deputy Labour Commissioner , 

Gaya 
Munger Deputy Labour Commissioner, 

Begusarai 
Bhagalpur Deputy Labour Commissioner , 

Bhagalpur 
Koshi Deputy Labour Commissioner, 

Darbhanga 
Purnia Deputy Labour Commissioner, 

Bhagalpur 
Darbhanga Deputy Labour Commissioner, 

Darbhanga 
Tirhut Deputy Labour Commissioner, 

Muzaffarpur 
Saran Deputy Labour Commissioner, 

Muzaffarpur 


Labour Commissioner, Bihar 


7 


Labour Commissioner, Bihar 


8 


Labour Commissioner, Bihar 


9 


Labour Commissioner , Bihar 


(No. 01/ BL - 1230 / 2016 L. R . -88 ) 
By the order ofGovernor of Bihar , 

Arun Kumar No .- 1 , 
Under Secretary (L . R .). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (3HTERUT ) 59 -571 + 10 -soodtoj 

Website : http ://egazette. bih . nic . in 


